रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD. NO . D. L.- 33004/ 99 


T 


- 


AN 


: 


1444 
* 
* 
* 


:0 % AMAY 


.: 


I . . 


. I 


% 


| 


E 


K 


सामबजग 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 – Sub -section ( ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , मंगलवार , अक्तूबर 13 , 2015 / आश्विन 21 , 1937 
NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 13 , 2015/ASVINA 21, 1937 


सं . 2220] 
No. 2220] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 13 अक्तूबर, 2015 
का . आ . 2797( अ). - केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3क की उपधारा (1 ) के अधीन जारी की गई भारत 
सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 373 ( अ), तारीख 5 फरवरी, 
2015, जो भारत के राजपत्र , असाधारण, भाग II , खण्ड 3, उपखंड (ii ) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा मध्य प्रदेश 
राज्य के गुना जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 के 370.950 कि . मी . से 404.220 कि . मी . (शिवपुरी - देवास 
सेक्शन ) तक के भूखण्ड के निर्माण ( चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के 
लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की 
थी ; 

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा ( 3) के अधीन तारीख 
28 मार्च, 2015 को " दैनिक भास्कर हिन्दी समाचार पत्र और " फ्री प्रेस " अंग्रेजी समाचार पत्र दोनों में प्रकाशित 
किया गया था ; 

___ और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को 
अननुज्ञात कर दिया है ; 

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार 
को अपनी रिपोर्ट दे दी है ; 

अतः अब, केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की 
धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा ( 2) के अनुसरण में यह घोषणा 
करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से 
मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 


4348 GI/ 2015 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


अनुसूची 
मध्य प्रदेश राज्य के गुना जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 03 के 370. 950 कि . मी . से 404. 220 कि . मी. तक के भूखण्ड (शिवपुरी से देवास खंड ) 

के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण । 
क्रम | जिले | तालुका | गाँव का सर्वेक्षण । भूमि का भूमि की | भूमि का 

हितबद्ध व्यक्तियों के नाम 
संख्या | का 

संख्या प्रकार प्रकृति क्षेत्रफल 
नाम नाम 

( हेक्टर में ) 
| 3 4 

5 6 7 8 

9 


का 


नाम 


2 


144/ 2 


निजी 


गुना | चाचोडा | बरखेडा 

खुर्द 


सिंचित 


0 .045 


प्रदीपकुमार, दिनेश कुमार पुत्र अरविन्द कुमार 
जाति कायस्थ निवासी ग्राम 


425 / 1 / 1 


निजी 


सिंचित 


0.105 


415/ 1 


निजी 


सिंचित 


0.011 


अरविन्द कुमार पुत्र रामप्रसाद जाति कायस्थ 
निवासी ग्राम 
सुदंरबाई पत्नि हरिसिंह जाति मीना निवासी 
ग्राम 
फूलसिंह पुत्र शंकरलाल जाति मीना निवासी 
ग्राम 
रामसुखीबाई वेवा मुरारीलाल जाति मीना 
निवासी ग्राम 


415/ 3 


निजी 


सिंचित 


0.011 


415 / 4 


निजी 


सिंचित 


0 . 011 


योग 


0 .183 


( 2 ) 


469 / 4 


बरखेडी 
माफी 


निजी 


असिंचित 


0. 052 


मुरारी, गोविन्द पुत्रगण फूलसिंह जाति मीना 
निवासी ग्राम 


योग 


0 .052 


( 3) रमडी 


390 / 1/ 2 

ख 


निजी 


असिंचित 


0.021 


फूलसिंह, गोपाल पुत्रगण मांगीलाल जाति 
मीना निवासी ग्राम 


योग 


0 .021 


| निजी 


सिंचित 


0. 230 


चाचौडा | 1516/ 1 


सावत्रीबाई पत्नि प्रेमनारायण जाति मीना 
निवासी ग्राम 
फूलचन्द , अशोक , मुकेश, रमेश, कैलाश पुत्र 
गोरधन हि . 0 रकबा 0. 478, लक्ष्मीनारायण पुत्र 
नाबा हि . रकबा 0. 651 हे. जाति माली निवासी 
ग्राम 


1516/ 2 


निजी 


सिंचित 


0.063 


योग 


0 . 293 


( 5 ) 
बामोरी 


| 24 


निजी 


सिंचित 


0. 236 


चांदिसिंह , जयेन्द्रसिंह, अमृतलाल पुत्रगण 
रामरतन जाति गुजर निवासी ग्राम 


योग 


0 . 236 


218 


| 


निजी 


कुआ 


0 .010 


कोटरा 


वन्शीलाल आत्माराम पुत्रगण हजारीलाल 2 / 3 
भाग भूमि स्वामी देउबाई वेवा मांगीलाल , 
शिवनारायण, पर्वतसिंह ना. वा . पुत्र भूमि स्वामी , 
मांगीलाल सर मां . बलदेAबाई, प्रेम, धापू 
वदाम हरकु ना . पुत्रीया मांगीलाल श्यामा नावा. 
सर मां. देरूपुत्र पुत्रीया मांगीलाल जाति माली 
निवासी ग्राम 1 / 3 भाग 
राजनारायण पुत्र मोतीलाल जाति मीना 
अमरसिंह पुत्र रामकिशन जाति मेर निवासी 
ग्राम 


103 


निजी 


चबूतरा 


0 .010 


575/ 2 


निजी 


असिंचित 


0. 279 


योग 
कुल योग 


0 . 299 
1. 084 


[ फा . सं. भाराराप्रा / पीआईयू / गुना / 2015 / एफ. टी. एस - 897 ] 

माया प्रकाश , निदेशक 


[ 9411 II - QUE 3( ii ) ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 13th October, 2015 
S .O . 2797 ( E ). — Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and 
Highways number S . O . 373 ( E ) dated 5th February, 2015 , published in Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 
3, Sub - section ( ii ) issued under sub -section ( 1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 ( 48 of 1956 ) 
(hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the 
Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning etc .), maintenance, management and 
operation of National Highway No. 03 , on the stretch of land from Km . 370. 950 to Km . 404 .220 ( Shivpuri -Dewas 
Section ) District Guna in the State of Madhya Pradesh . 

And whereas the substance of the said notification has been published in " Dainik Bhaskar News Paper in Hindi" 
and " Free Press News Paper in English " both dated 28 March , 2015 ; under sub section (3 ) of section 3A of the said Act; 

And whereas objection have been received and the same have been considered and disallowed by the competent 
authority ; 

And whereas, in pursuance of sub -section ( 1) of section 3D of the said Act, the competent authority has 
submitted its report to the CentralGovernment; 

Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers 
conferred by sub - section ( 1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 

And further , in pursuance of sub - section ( 2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said Schedule shall vest 
absolutely in the Central Government, free from all encumbrances. 

SCHEDULE 
Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land from Km . 370 .950 to Km . 

404 .220 ( Shivpuri - Dewas Section ) of the National Highway No. 03 in the State of Madhya Pradesh . 
Name Name of Name of Survey Type Nature of Area in Name of the persons interested 
of the the village number 

land hactares 
district taluka 

land 
2 3 

5 / 6 

7 L 8 


the 


of 


Guna | Chachoda 


( 1) 
Barkheda 
Khurd 


144 /2 


Private 


Irrigated 


0 .045 


Pradeep Kumar, Dinesh Kumar S /o 
Arvind Kumar Kayasth R /o Village 


425 / 1 / 

11Private 


Irrigated 


0 . 105 


415/ 1 


Private 


Irrigated 


0 .011 


Arvind Kumar S/o Ramprasad Kayasth 
R /o Village 
Sundarbai W /o Harisingh Caste Meena 
R /o Village 
PhoolSingh S/o Sankarlal Caste Meena 
R /o Village 
Ramshukhibai Widow Murarilal Caste 
Meena R /o Village 


415 /3 


Private 


Irrigated 


0 .011 


415 /4 


Private 


Irrigated 


0 .011 


Total 


0 . 183 


( 2 ) 
Barkhedi 

Mafi 


469/4 


Private 


Unirrigated 


0 .052 


Murarilal] Govind S /o Phoolsingh Caste 
Meena R /o Vilage 


Total 


0 .052 


(3) Ramdi 


390 / 1 /2 

Ik 


Private 


Unirrigated 


0.021 


Phoolsingh , Gopal S /o Mangilal Caste 
Meena R / o Village 


Total 


0 .021 


Chachouda 


1516 / 1 


Private 


Irrigated 


0.230 


Savitribai W /o Premnarayan Caste Meena 
R /o Village 


1516 /2 


Private 


Irrigated 


0 . 063 


Phoolchand, Ashok , Mukesh , Ramesh , 
Kailash Slo Gordhan Hissa 0 .478 Ha., 
Laxminarayan S / o Na. Ba. Hissa 0 .651 
ha,, Caste Mali R /o Village 


Total 


0 . 293 


(5 ) Bamori 


24 


Private 


| 


Irrigated 


0 .236 


Chandisingh , Jayendrasingh , Amritlal S / o 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (ii)] 


| Ramratan caste R /o village 


Total 


23 


(6 ) Kotra 


218 


Private 


Well 


0.010 


Banshilal, Atmaram S /o Hajarilal 2 / 3 
Bhag R /o village Deubai Widow 
Mangilal, Shivnarayan , Parwat Na.Ba. S / o 
village R /o Mangilal sar Ma Baldeubai, 
Prem , Dhapu , Badam Harku Na. D / o 
Mangilal, Syama NaBa Sar Ma. Deruputra 
D / o Mangilal caste Mali R /o village 1 / 3 
Rajnarayan S /o Motilal Caste Meena 
Amarsingh S /o Ramkishan caste Mer R /o 


103 


Private 


Chabutra 


0 .010 


575/2 


Private 


Unirrigated 


0.279 


Village 


Total 
Gr. Total 


0 .299 
1.084 


[F. No. NHAI/PIU /GUNA/ 2015 /FTS-897 ] 

MAYA PRAKASH , Director 


Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road, Mayapuri, New Delhi -110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


